सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 आश्विन , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 749 राँची , बुधवार , 


25 सितम्बर , 2019 ( ई ० ) 


, 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्प 
23 सितम्बर, 2019 


विषय:- संशोधित झारखण्ड नगरपालिका व्यापार अनुज्ञप्ति ( लाइसेंस ) विनियमावली, 2017 ( यथा 

संशोधित ) में संशोधन की स्वीकृति के सम्बन्ध में । 


HCYT- SUDA /AMRUT/37 /2017-3872 नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प संख्या 
SUDA/ AMRUT/ 37 / 2017-5169 , दिनांक 11.08.2017 द्वारा संशोधित झारखण्ड नगरपालिका व्यापार 
अनुज्ञप्ति विनियमावली , 2017 ( Revised Jharkhand Municipal Trade License Regulation, 2017) का 
गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में व्यापार प्रारंभ करने से पूर्व 
लाइसेंस प्राप्त करने हेतु प्रावधान किये गए हैं । 

विनियमावली के नियम -21.1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधित झारखण्ड 
नगरपालिका व्यापार अनुज्ञप्ति ( लाइसेंस) विनियमावली, 2017 ( यथा संशोधित ) के विनियम-6 A एवं 
20 को निम्नवत संशोधित किया जाता है : 


2 . 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 25 सितम्बर, 2019 
2.1 Regulation 6A - Municipal Trade License, may be granted for minimum 1 year & 
maximum for 10 years. 

2.2 Regulation 20 - Whosoever commits any offence by failing to comply with any 
provision of the Rules and Regulations or any direction lawfully given to him or any requisition 
lawfully made upon him under the provision of the Act or under these regulations, shall be punished 
with fine which may extend to Rs 100 /- and further fine not exceeding Rs 20/- per month or part of the 
month during which the offence is continued after he has been convicted of such offence . 

However, in case any person is found to have committed such offence on a continuous basis, 
which has become his /her habit, then in case of such habitual offence a fine not exceeding Rs 10 /- per 
day, will be charged . 
3 . No fine under Regulation 20 of Revised Jharkhand Municipal Trade (License ) Regulation , 
2017 shall be imposed for any trade license issued or renewed on or after date of this notification upto 
31.12.2019 

यह संशोधन संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा । 


A. 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अजय कुमार सिंह, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 749 -- 200 


